M 


anm 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 
19 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1134 राँची , बुधवार , 


उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग । 


संकल्प 
17 दिसम्बर , 2018 


संख्या :- 1/नीति - 27 / 2018- 2091 -- झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती ई- लॉटरी 


विधि से निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के लिए वित्त विभागीय नियमावली के नियम 245 के तहत 


नियम 235 को शिथिल करते हुए NeML ( NCDEX e- Markets Ltd .) का चयन मनोनयन के आधार पर राज्य 


सरकार द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर , 2018 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है । 

2. नई नीति के तहत ई- लॉटरी के माध्यम से खुदरा अनुज्ञाधारी का चयन करने के लिए 
NeML द्वारा निम्नलिखित शर्तोंके तहत सॉफ्टवेयर एवं एतद् संबंधी पोर्टल विकसित किया जायेगा : 

NeML द्वारा ई- लॉटरी हेतु सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल विकसित करने के लिए 35 लाख रूपये की 
सीमा तक प्रति आवेदन रू0 500 + GST की दर से सेवा शुल्क लिया जायेगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 19 दिसम्बर 2018 


35 लाख रूपये से उपर सर्विस चार्ज संग्रहित करने पर NeML अधिक संग्रहित की गई राशि को 


विभाग को वापस कर देगा । NeML द्वारा विभाग को वापस किये गये राशि को विभाग राजस्व 


शीर्ष में जमा करेगा । 


35 लाख रूपये से कम सेवा शुल्क प्राप्त होने पर विभाग शेष राशि नियमानुसार इकरारनामे के 


अनुसार NeML को देय करेगा । 


3. 


उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग एवं NeML के बीच सभी आवश्यक शर्तों का उल्लेख 


करते हुए एक विस्तृत एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा । 

____ 4. यह संकल्पनिर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


वीरेन्द्र कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1134 -- 200 


